रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


- 


- 


- 


- 


- 


Th.."-- L-Erri. 

..I. 


A 


. 


. 


. 


- 


. 


. 


4 


. 


. 


. 


। 


. . 


सामबजगन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


www 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं.06 


सं . 06 ] 
No. 061 


N EW नई दिल्ली,मंगलवार, जन 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 07 , 2014/ पौष 17 , 1935 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 07 , 2014/ PAUSA 17, 1935 


केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली 6 जनवरी , 2014 
सं . एल - 1 / 132/ 2013/ केविविआ. – केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग , विद्युत 
अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 178 के अधीन प्रदत शक्तियों तथा इस 
निमित सामर्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् , 
निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात्: 
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ 

इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन 

तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम , 2014 है । 
( 2 ) ये विनियम 17. 2 . 2014 से प्रवृत होंगे । 
परिभाषाएं एवं निर्वचन 
( 1 ) इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा , अपेक्षित न हो , 
( क ) अधिनियम का अभिप्राय विद्युत अधिनियम , 200 3 ( 2003 का 36 ) है । 
( ख ) समयब्लॉक में वास्तविक निकासी से , यथास्थिति , क्रेता द्वारा आहरित की गई 

इंटरफेस मीटर द्वारा परिमापित विद्युत अभिप्रेत है । 
( ग ) समयब्लॉक में वास्तविक अंतःक्षेपण से , यथास्थिति , विक्रेता द्वारा उत्पादित या 

प्रदाय की गई इंटरफेस मीटर द्वारा परिमापित विद्युत अभिप्रेत है । 
( घ) हिताधिकारी से उत्पादन केन्द्र से उत्पादित विद्युत को क्रय करने वाला व्यक्ति 

अभिप्रेत है । 
क्रेता से अल्प - कालिक निर्बाध पहुंच , मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और दीर्घकालिक 
पहुंच के लिए लागू विनियमों के अनुसार, अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से 
विद्युत का क्रय करने वाला व्यक्ति , जिसमें हिताधिकारी भी है , अभिप्रेत है । 


59 GI/ 2014 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


( च ) संयोजकता विनियम से समय - समय पर , यथासंशोधित , केन्द्रीय विद्युत 

विनियामक आयोग ( अंतर- राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पंहुच और 
मध्यकालिक पहुंच प्रदान करना ) विनियम , 2009 अभिप्रेत है और जिसमें इसके 
पश्चात्वर्ती संशोधन भी सम्मिलित हैं । 
आयोग से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1 ) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत 
विनियामक आयोग अभिप्रेत है । 
विक्रेता के लिए समयब्लॉक में विचलन से कुल वास्तविक अंतःक्षेपण घटा 
इसका कुल अनुसूचित उत्पादन अभिप्रेत है और क्रेता के लिए इसकी कुल 
वास्तविक निकासी घटा कुल अनुसूचित निकासी अभिप्रेत है । 
इन विनियमों के संबंध में , गेमिंग का अर्थ विचलनों के लिए प्रभार के 
माध्यम से अनुचित वाणिज्यिक लाभ लेने के उद्देश्य से किसी विक्रेता द्वारा 
घोषित क्षमता की इरादतन गलत घोषणा होगी । 
ग्रिड कोड से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1 ) के खंड ( ज ) के अधीन 
आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है । 
इंटरफेस मीटर से , समय - समय पर, यथासंशोधित , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
( मीटरों की स्थापना और प्रचालन ) विनियम , 2006 के अधीन केन्द्रीय विद्युत 
प्राधिकरण द्वारा यथापरिभाषित इंटरफेस मीटर अभिप्रेत है । 
भार प्रेषण केन्द्र से ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार , क्रेताओं और विक्रेताओं 
की समन्वयकारी अनुसूची के लिए उत्तरदायी, यथास्थिति , राष्ट्रीय भार प्रेषण 
केन्द्र , क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है । 
निर्बाध पहुंच विनियम से , समय - समय पर, यथासंशोधित , केन्द्रीय विद्युत 
विनियामक आयोग ( अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच ) विनियम , 2008 

अभिप्रेत है और इसमें इसके पश्चात्वर्ती संशोधन भी सम्मिलित होंगे । 
किसी समय या समयब्लॉक या किसी अवधि के लिए अनुसूचित उत्पादन से 
संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिए गए मेगावाट या मेगावाट घंटे एक्स - बस में 
उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है । 
किसी समय या समयब्लॉक या किसी अवधि के लिए अनुसूचित निकासी से 
संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिए गए मेगावाट या मेगावाट घंटे एक्स - बस में 
उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है । 
विक्रेता से अल्प - कालिक निर्बाध पहुंच , मध्य - कालिक निर्बाध पहुंच और 
दीर्घकालिक पहुंच के लिए लागू विनियमों के अनुसार, अनुसूचित संव्यवहार के 
माध्यम से , विद्युत का प्रदाय करने वाले व्यक्ति , जिसमें उत्पादन केन्द्र भी 
सम्मिलित है , अभिप्रेत है । 
समयब्लॉक से 15 मिनट का ऐसा समयब्लॉक अभिप्रेत है जिसके लिए 
विनिर्दिष्ट विद्युत पैरामीटरों और मात्राओं को 00 . 00 घंटे पर आंरभ होने वाले 

पहले समयब्लॉक सहित विशेष ऊर्जा मीटर द्वारा अभिलिखित किया जाता है । 
( 2 ) यथापूर्वोक्त के सिवाय , जब तक कि संदर्भ के अनुसार या विषय वस्तु से 
अन्यथा अपेक्षित न हो , इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो यहां 
परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या ग्रिड कोड या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य 
विनियमों में परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो क्रमशः अधिनियम या ग्रिड कोड या 
किसी अन्य विनियम में है । 
उद्देश्य 

इन विनियमों का उद्देश्य ग्रिड के प्रयोक्ताओं द्वारा विद्युत की निकासी तथा अंतःक्षेपण 
के माध्यम से विचलन व्यवस्थापन के लिए वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से ग्रिड कोड के 
यथापरिकल्पित ग्रिड अनुशासन , ग्रिड नियंत्रण और ग्रिड सुरक्षा को बनाए रखना है । 
4 . विस्तार 

ये विनियम विद्युत के अंतर - राज्यिक पारेषण में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच या 
मध्य - कालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक पहुंच के माध्यम से सुकर संव्यवहारों में संबद्ध 
विक्रेताओं और क्रेताओं को लागू होंगे । 


3 . 


मा शिर में एक महिला व तो अत्यति 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 . विचलनों के लिए प्रभार 
( 1 ) सभी समयब्लॉकों के विचलनों के लिए प्रभार क्रेताओं द्वारा अधिक निकासी और 
विक्रेताओं द्वारा कम अंतःक्षेपण के लिए संदेय होंगे तथा क्रेताओं द्वारा कम निकासी और 
विक्रेताओं द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के लिए प्राप्य होंगे तथा इस विनियम के खंड ( 2 ) में 
विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर समयब्लॉक की औसत फ्रिक्वेंसी 
पर तय किए जाएंगेः 
समयब्लॉक की औसत फ्रिक्वेंसी ( एचजैड ) 

विचलन के लिए प्रभार 
नीचे नीचे नहीं 

पैसे /किलोवाट घंटे 


50 . 05 


0 . 00 


50 . 05 


50 . 04 


35. 60 


50 . 04 


50 . 03 


71 . 20 


50 .03 


50 .02 


106. 80 


50 . 02 


50 .01 


142. 40 


50 . 01 


50 . 00 


178. 00 


50 .00 


49. 99 


198. 84 


49. 99 


49 . 98 


219. 68 


49 . 98 


49. 97 


240 . 52 


49. 97 


49. 96 


261 . 36 


49. 96 


49. 95 


28 2 . 20 


49. 95 


49. 94 


303. 04 


49. 94 


49. 93 


32 3 . 88 


49 . 93 


49 . 92 


344. 72 


49 . 92 


49. 91 


365 . 56 


49. 91 


49. 90 


386 . 40 


49 . 90 


49. 89 


407. 24 


49 . 89 


49. 88 


428. 08 


49 . 88 


49. 87 


448 . 92 


49 . 87 


49 . 86 


469. 76 


49. 86 


49. 85 


490 . 60 


49 . 85 


49. 84 


511. 44 


49 . 84 


49. 83 


53 2 . 28 


49. 83 


49 . 82 


55 3 . 1 2 


49 . 82 


49 . 81 


573. 96 


49. 8 1 


49 . 80 


594. 80 


49. 80 


49. 79 


61 5 . 64 


49 . 79 


49. 78 


636. 48 


49. 78 


49. 77 


65 7 . 32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


+ 


[PART III — SEC . 4 ] 


|| 


49. 77 


49. 76 


678. 16 


49 . 76 


49. 75 


699. 00 


49. 75 


49. 74 


719. 84 


49 . 74 


49. 73 


740 . 68 


49 . 73 


49. 72 


761 . 52 


49 . 72 


49 . 71 


782. 36 


49. 71 


49. 70 


803. 20 


49 . 70 


82 4 . 04 


( प्रत्येक 0 . 01 एचजैड स्टेप के लिए विचलन हेतु प्रभार 50 . 0 5 - 50 . 00 एचजैड की फ्रिक्वेंसी 
रेंज में 35. 60 पैसे /किलोवाट घंटे तथा 50 एचजैड से नीचे से 49. 70 एचजैड से नीचे की 
फ्रिक्वेंसी रेंज में 20 . 84 पैसे /किलोवाट घंटे के समकक्ष होंगे): 
परंतु यह कि : 

ईंधन के रूप में कोयले, लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत प्रदाय 
की गई गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे उत्पादन केन्द्रों , जो आयोग द्वारा 
विनियमित किए जाते हैं , के लिए विचलन हेतु प्रभार, जब वास्तविक अंतःक्षेपण 
अनुसूचित उत्पादन की अपेक्षा अधिक या कम है , इस विनियम के खंड ( 3 ) में 
विनिर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार 303 .04 पैसे /किलोवाट घंटे की कैप दर से अधिक 
नहीं होंगेः 


( ii ) 


कैप दर , ईंधन के रूप में नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत प्रदाय की गई गैस 
का प्रयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों जिनको केविविआ द्वारा विनियमित किया 
जाता है के विचलन हेतु प्रभारों पर 1 . 4 . 2014 से लागू नहीं होंगी ; 
एक समयब्लॉक में क्रेता द्वारा अनुसूची निकासी के 12 % से अधिक या 150 
मेगावाट , जो भी कम हो , से ज्यादा कम निकासी के लिए विचलन हेतु प्रभार 
शून्य होंगे ; 


(iii 
) 


( 2 ) 


अवधा 


एक समयब्लॉक में विक्रेता द्वारा अनुसूची उत्पादन के 12 % से अधिक या 150 
मेगावाट , जो भी कम हो , से ज्यादा अधिक अंतःक्षेपण के लिए विचलन हेतु 
प्रभार, इनफर्म ऊर्जा के अंतःक्षेपण की दशा के सिवाय , शून्य होंगे जो इस 

विनियम के खंड ( 5 ) द्वारा शासित होंगे । 
विचलन के लिए प्रभार का अवधारण निम्नलिखित पद्धति के अनुसार किया जाएगाः 
( क ) विचलन के लिए प्रभार 50 . 0 5 एचजैड और उससे अधिक की ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर 

शून्य होगा । 
( ख ) 50 . 01 एचजैड से नीचे और 50 . 0 एचजैड से नीचे नहीं की ग्रिड फ्रिक्वेंसी 

अंतराल की तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार जो पूर्व वर्ष के किसी छह महीने 
की अवधि के लिए अधिमानी रूप से पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक , 
या वर्ष के जनवरी से जून तक या किसी भी अन्य छह महीने , जो आवश्यक 
समझी जाए, के आयोग द्वारा विनियमित कोयला /लिग्नाइट आधारित उत्पादन 
केन्द्रों के औसत ऊर्जा प्रभार के मध्यम मूल्य पर आधारित होगा और विचलन 

कीमत वेक्टर के अनुरूप उचित रूप से समायोजित किया जाएगा । 
( ग ) विचलन कीमत वेक्टर ( 1 ) 50 . 05 एचजैड और 50 . 01 एचजैड से नीचे और 

50 . 0 से नीचे नहीं और ( 2 ) 50 . 01 एचजैड से नीचे और 50 . 0 एचजैड 
से नीचे नहीं की ग्रिड फ्रिक्वेंसी के और 49. 70 एचजैड के नीचे के बीच 
0 . 01 एचजैड के फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए तदनुसार, स्टेप होगा । 
49. 70 एचजैड से नीचे की ग्रिड फ्रिक्वेंसी में विचलन के लिए प्रभार किसी 
छह मास की अवधि के लिए अधिमानी रूप से पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से 
दिसम्बर तक या वर्ष के जनवरी से जून तक या कोई अन्य छह माह की 
अवधि , यदि आवश्यक समझी जाए, के आरएलएनजी पर आयोग द्वारा 
विनियमित उत्पादन केन्द्रों के औसत ऊर्जा प्रभारों के उच्चतम पर आधारित होगा 


( घ ) 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


और विचलन कीमत वेक्टर के सांमजस्य के अनुरूप उचित रूप से समायोजन 

किया जाएगा । 
( 3 ) ईंधन के रूप में कोयला /लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत प्रदाय की गई 
गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे उत्पादन केन्द्रों जिनको आयोग द्वारा विनियमित किया जाता 
है , के विचलन हेतु प्रभारों के लिए कैप दर विचलन कीमत विक्टर पर आयातित कोयले पर 
ऊर्जा प्रभारों के अनुरूप होगी । 
( 4 ) विचलन के लिए प्रभारों का समय - समय पर आयोग द्वारा पुनर्विलोकन किया जा 
सकता है तथा तदनुसार, पुनः अधिसूचित किया जाएगा । 
( 5 ) यूनिट के सीओडी से पूर्व, परीक्षण के दौरान उत्पादन केन्द्र के उत्पादन यूनिट द्वारा ग्रिड 
में अंतःक्षेपित इन्फर्म ऊर्जा 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए या समय - समय पर 
यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ( संयोजकता , दीर्घकालिक पहुंच तथा 
मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना ) विनियम , 2009 में आयोग द्वारा बढ़ाए गए समय के 
लिए परीक्षण के परिणामस्वरूप ग्रिड में अंतक्षेपित इन्फर्म ऊर्जा के लिए नीचे विनिर्दिष्ट इस 
प्रकार के अंतःक्षेपण के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन के तत्स्थानी कैप दरों की सीमा के अधीन 
रहते हुए, विचलन हेतु प्रभारों पर संदत्त होगीः 

स्वदेशी कोयला/लिग्नाइट / हाइड्रो भेजा गया ₹ 1 .78/किलोवाट घंटे 
ईंधन के रूप में एपीएम गैस 31 . 3. 2014 तक भेजा गया ₹ 2. 82/ किलोवाट 

घंटे और तत्पश्चात् भेजा गया ₹ 5 . 64/किलोवाट घंटे 
आयातित कोयला 

भेजा गया ₹ 3 . 0 3 /किलोवाट घंटे 
आरएलएनजी 

भेजा गया ₹ 8 . 24/किलोवाट घंटे 
( 6 ) दो अतुल्यकालिक अंतर- संयोजित क्षेत्रों के बीच अंतर क्षेत्रीय विचलन के लिए प्रभारों की 
संगणना संबंधित क्षेत्र की फ्रिक्वेंसी के अनुसार, विचलन के लिए प्रभारों पर आधारित संबंधित 
क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा की जाएगी । अंतर क्षेत्रीय विनियमों के लिए तय की जाने वाली 
रकम इस प्रकार अतर परिवर्तन के जरिए दो क्षेत्रों के लिए संगणित विचलन के लिए प्रभारों 
का औसत होगी । 
6 . घोषणा , अनुसूचीकरण तथा गेमिंग समाप्त करना 
( 1 ) समय - समय पर यथासंशोधित ग्रिड कोड तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 
( अंतर- राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच ) विनियम , 2008 के उपबंध क्षमता की घोषणा, 
अनुसूचीकरण तथा गेमिंग समाप्त करने के लिए लागू होंगे । 
( 2 ) यथासंभव उत्पादन केन्द्र ग्रिड कोड के अनुसार क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंतिम रूप 
से तैयार की गई आगामी दिवस की उत्पादन अनुसूची के अनुसार विद्युत का उत्पादन करेगाः 

परंतु यह कि प्रचालन के दिन उत्पादन अनुसूची में पुनरीक्षण, यथास्थिति , ग्रिड कोड 
तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ( अंतर - राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच ) विनियम , 
2008, जैसी भी स्थिति हो , के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा । 
( 3 ) आयोग स्वप्रेरणा से या आरएलडीसी द्वारा, या किसी प्रभावी पक्षकार द्वारा फाइल की 
गई याचिका के आधार पर , गेमिंग के आरोपों पर किसी उत्पादन कंपनी या विक्रेता के विरुद्ध 
कार्यवाही आरंभ कर सकेगा और यदि अपेक्षित हो तो आयोग ऐसी रीति , जैसा वह विनिश्चित 
करे , से जांच का आदेश दे सकेगा । जब उक्त जांच से गेमिंग का आरोप साबित हो जाता है 
तो आयोग अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियम के अंतर्गत किसी अन्य कार्रवाई 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , ऐसी गेमिंग की अवधि के दौरान ऐसी उत्पादन कंपनी या 
विक्रेता द्वारा प्राप्त विचलन के लिए किसी भी आरोप को अस्वीकार कर सकेगा । 
7 . विचलन मात्रा की सीमाएं एवं सीमाओं के अधिक्रमण के परिणाम 
( 1 ) समयब्लॉक के दौरान किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी / कम निकासी, इसकी 
अनुसूचित निकासी के 12 % या 150 मेगावाट , जो भी कम हो , से अधिक नहीं होगी जब 
ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49. 70 तथा उससे अधिक है । 

___ परंतु यह कि किसी क्रेता को विद्युत की अधिक निकासी की अनुमति तब नहीं होगी 
जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49. 70 एचजैड से नीचे है ; 


लन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4 ] 


स्पष्टीकरण : इस खंड में विनिर्दिष्ट सीमा राज्य में सभी अंतःराज्यिक इकाईयों , जिसमें वितरण 
कंपनियां तथा अन्य अतःराज्यिक क्रेता भी हैं , द्वारा अधिक निकासी की कुल मात्रा पर लागू 
होगी और संबंधित राज्य की अंतर- राज्यिक सीमा पर लागू होगी । 
( 2 ) समयब्लॉक के दौरान विक्रेता द्वारा विद्युत का कम अंतःक्षेपण / अधिक अंतःक्षेपण ऐसे 
विक्रेता के अनुसूचित अंतःक्षेपण के 12 % या 150 मेगावाट, जो भी कम हो , से अधिक नहीं 
होगा, जब फ्रिक्वेंसी 49. 70 एचजैड और उससे अधिक होः 

परंतु यह कि : 
(i) विक्रेता द्वारा विद्युत का कोई कम अंतःक्षेपण की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड 

फ्रिक्वेंसी 49. 70 एचजैड से नीचे है और विक्रेता द्वारा विद्युत का कोई अधिक 
अंतःक्षेपण की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50 . 10 एचजैड से अधिक 


है ; 


यूनिट की सीओडी से पूर्व परीक्षण गतिविधियों और उसे आरंभ करने के दौरान 
उत्पादन केन्द्रों द्वारा विद्युत के किसी इनफर्म अंतःक्षेपण को 6 महीने से 
अनधिक अवधि के लिए या संयोजकता विनियमों के अनुसार, आयोग द्वारा 
अनुज्ञात बढ़ाए गए समय के लिए उक्त विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट होगी । 
स्टार्टअप गतिविधियों के लिए किसी यूनिट के सीओडी पूर्व उत्पादन केन्द्र द्वारा 
ऊर्जा की किसी प्रकार की निकासी को उपरोक्त विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट 

होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49. 70 और उससे अधिक हो । 
( 3 ) इन विनियमों के विनियम 5 के अंतर्गत यथाअनुबद्ध विचलन के लिए प्रभारों के 
अलावा , विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार इस विनियम के खंड (1 ) और ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
मात्रा सीमा की अधिकता में प्रत्येक समयब्लॉक के लिए विद्युत की अधिक निकासी तथा कम 
अंतःक्षेपण के लिए लागू होंगे , जब समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी इस विनियम के खंड 
( 7 ) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार , नीचे सारणी अ में विनिर्दिष्ट दरों पर 49. 70 एचजैड 
और उससे अधिक हैः 
परंतु यह किः 

इस विनियम के खंड 1 और 2 में विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा की अधिकता में 
समयब्लॉकों के दौरान विद्युत के कम अतःक्षेपण के लिए विचलन के लिए 
अधिकतम प्रभार, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी ईंधन के रूप में कोयले , लिग्नाइट या 
नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत सप्लाई की गई गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे 
उत्पादन केन्द्रों जो केविविआ द्वारा विनियमित किए जाते हैं , द्वारा 49 . 7 एचजैड 
और अधिक है , इस विनियम के खंड ( 9 ) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार , 
नीचे सारणी आ में विनिर्दिष्ट दरों पर होगा ; 
आरंभिक गतिविधियों के लिए यूनिट के सीओडी के पूर्व उत्पादन केन्द्र द्वारा 
विद्युत की किसी निकासी को विचलन के अतिरिक्त प्रभार के उद्ग्रहण से छूट 
होगी । 

सारणी अ 


ਹੀ 


जब अनुसूची का 12 % 150 मेगावाट से कम या उसके समकक्ष है 
(i ) | किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी 

निकासी के लिए समयब्लॉक में की तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 
अनुसूची के 12 % से अधिक और 20 % के समकक्ष 
| 1 5 % तक 
किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 
निकासी के लिए समयब्लॉक में | तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 
अनुसूची के 15 % से अधिक और 40 % के समकक्ष 

20 % तक 
(iii) किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 

निकासी के लिए समयब्लॉक में | तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 

अनुसूची के 20 % की अधिकता में 100 % के समकक्ष 
( iv ) किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के कम समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 

अंतःक्षेपण के लिए समयब्लॉक में तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 
अनुसूची के 12 % से अधिक और 20 % के समकक्ष 
15% तक 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| ( v ) किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के कम समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 

अंतःक्षेपण के लिए समयब्लॉक में | तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 
अनुसूची के 15% से अधिक और 40 % के समकक्ष 
20 % तक 
किसी क्रेता द्वारा विद्युत के कम समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 
अंतःक्षेपण के लिए समयब्लॉक में तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 
अनुसूची के 20 % से अधिकता में 

100 % के समकक्ष 
| | जब अनुसूची का 12% , 150 मेगावाट से अधिक है 
किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 
निकासी के लिए समयब्लॉक में 150 || तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 
मेगावाट से अधिक और 200 मेगावाट 20 % के समकक्ष 
तक है 
किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 
निकासी के लिए समयब्लॉक में 200|| तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 
मेगावाट से अधिक और 250 मेगावाट 40 % के समकक्ष 

तक है 
( iii) किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 

निकासी के लिए समयब्लॉक में 250 तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 
मेगावाट से अधिक है 

100 % के समकक्ष 
( iv ) | किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के कम समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 

अंतःक्षेपण के लिए समयब्लॉक में 150 तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 
मेगावाट से अधिक और 200 मेगावाट 20 % के समकक्ष 
तक है 
किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के कम समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 
अंतःक्षेपण के लिए समयब्लॉक में 200 तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 
मैगावाट से अधिक और 250 मेगावाट | 40 % के समकक्ष 
तक है 
किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के कम अंतः समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 
क्षेपण के लिए समयब्लॉक में 2 5 0 || तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 
मेगावाट से अधिक है 

100 % के समकक्ष 

सारणी आ 
जब अनुसूची का 12 % , 150 मेगावाट से कम या उसके समतुल्य है । 
अनुसूची के 12 % से अधिक और ।। 303. 04 पैसे /किलोवाट घंटे के विचलन 
15 % तक किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के | के लिए कैप दर के 20 % के समकक्ष 
कम अंतः क्षेपण के लिए 

या समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी 
के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार , जो 

भी कम हो , 
अनुसूची के 15% से अधिक और 30 3 . 04 पैसे /किलोवाट घंटे के विचलन 
20 % तक किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के के लिए कैप दर के 40 % के समकक्ष 
कम अंतःक्षेपण के लिए 

या समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी 
के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार, जो 

भी कम हो , 
अनुसूची के 20 % की अधिकता में 303. 04 पैसे /किलोवाट घंटे के विचलन 
किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के कम | के लिए कैप दर के 100 % के समकक्ष 
अंतःक्षेपण के लिए 

या समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी 
के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार, जो 

भी कम हो , 
ख । जब अनुसूची का 12 % , 150 मेगावाट से अधिक है 
किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के कम 303. 04 पैसे /किलोवाट घंटे के विचलन 
अंतःक्षेपण के लिए समयब्लॉक में 150 | के लिए कैप दर के 20 % के समकक्ष 
मेगावाट से अधिक और 200 मेगावाट या समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी 
तक है 

के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार , जो 

भी कम हो , 
| (ii ) किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के कम 30 3. 04 पैसे/किलोवाट घंटे के विचलन | 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


अंतःक्षेपण के लिए समयब्लॉक में 2001 के लिए कैप दर के 40 % के समकक्ष 
मेगावाट से अधिक और 250 मेगावाट या समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी 
तक है 

के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार, जो 

भी कम हो , 
(iii ) किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के कम 303.04 पैसे /किलोवाट घंटे के विचलन 

अंतःक्षेपण के लिए समयब्लॉक में 250 के लिए कैप दर के 100 % के समकक्ष 
मेगावाट से अधिक है 

या समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी 
के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार , जो 

भी कम हो , 
( 4 ) इन विनियमों के विनियम 5 के अंतर्गत यथाअनुबद्ध विक्रेता/क्रेता द्वारा प्रत्येक 
समयब्लॉकों के लिए विद्युत के अंतःक्षेपण /कम निकासी के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50 . 10 
एचजैड और अधिक है , विचलन के लिए प्रभारों के अलावा , विचलन के लिए अधिक प्रभार , 
तत्स्थानी विचलन के प्रभारों, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50 . 01 एचजैड से नीचे लेकिन 50 . 0 एचजैड 
से नीचे नहीं की ग्रिड फ्रिक्वेंसी के समतुल्य दरों पर होगी । 
( 5 ) कम निकासी/ अधिक अंतःक्षेपण के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा का अधिक्रमण करने के 
लिए तथा इस विनियम के खंड ( 3 ) में अधिक निकासी और कम अंतःक्षेपण के लिए प्रत्येक 
क्षेत्रीय इकाई के लिए विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार एवं विचलन के लिए प्रभारों की संगणना 
के लिए पद्धति क्रमशः इन विनियमों के अनुबंध I और II के अनुसार होगी । 
( 6 ) इन विनियमों के विनियम 5 के अंतर्गत यथाअनुबद्ध विचलन के लिए प्रभारों के 
अलावा , विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार विद्युत की अधिक आहरण या कम अतःक्षेपण के 
लिए लागू होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी इस विनियम के खंड ( 8 ) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार 
49 . 70 एचजैड से नीचे है और वह 49 . 70 एचजैड से नीचे की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की 
तत्स्थानी 824. 04 पैसे /किलोवाट घंटे के विचलन के लिए प्रभार के 100 % के समतुल्य 
होगी : 

परंतु यह कि समयब्लॉक के दौरान जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49. 70 एचजैड से कम है , इस 
विनियम के खंड 8 में विनिर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार ईधन के रूप में कोयले लिग्नाइट या 
नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत सप्लाई की गई गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे उत्पादन 
केन्द्रों , जिनको, केविविआ द्वारा विनियमित किया जाता है , द्वारा विक्रेता द्वारा विद्युत के कम 
अंतःक्षेपण के लिए विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार 303.04 पैसे /किलोवाट घंटे के विचलनों 
के लिए कैप दर के 100 % के समतुल्य होगा । 
स्पष्टीकरणः विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार अन्य क्षेत्रों से समग्र रूप में क्षेत्र द्वारा क्रय 
अधिक निकासी के लिए लागू नहीं होंगे । 
( 7 ) इस विनियम के खंड ( 1 ) और ( 2 ) में विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा की अधिकता में प्रत्येक 
समयब्लॉक के लिए जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49. 70 एचजैड और उससे अधिक है विद्युत की 
अधिक निकासी और अंतःक्षेपण के लिए विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार, ग्रिड अनुशासन के लिए 
क्रेताओं और विक्रेताओं के आचरण पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, समयब्लॉक की 
औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी प्रभारों के प्रतिशत के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए 
जाएंगे : 

परंतु यह कि आयोग इस विनियम के खंड ( 1 ) और ( 2 ) में विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा की 
अधिकता में अनुसूची से विभिन्न प्रतिशत विचलन पर निर्भर करते हुए, अधिक निकासी और 
कम अंतःक्षेपण के लिए विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के लिए विभिन्न दरों को विनिर्दिष्ट कर 
सकेगा । 
( 8 ) प्रत्येक समयब्लॉक के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49. 70 एचजैड से नीचे है , विद्युत की 
अधिक निकासी और कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त प्रभार, ग्रिड अनुशासन के लिए 
क्रेताओं और विक्रेताओं के आचरण पर सम्यक् से विचार करने के साथ समयब्लॉक की औसत 
ग्रिड फ्रिक्वेंसी के लिए तत्स्थानी प्रभारों के प्रतिशत के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए 
जाएंगेः 

परंतु यह कि आयोग 49 . 70 एचजैड से नीचे की फ्रिक्वेंसी की विभिन्न रेंज के लिए 
एवं अधिक निकासी तथा कम अंतःक्षेपण के लिए विचलनों के लिए अतिरिक्त प्रभारों हेतु 
विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगा। 
( 9 ) इस विनियम के खंड 2 में विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा की अधिकता में समयब्लॉकों के 
दौरान , जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49. 70 एचजैड और उससे अधिक है , ईधन के रूप में कोयले , 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


से 


अधिक अंतःक्षेपक अनुसा 


लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत प्रदाय की गई गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे 
उत्पादन केन्द्रों , जिन्हें केविविआ द्वारा विनियमित किया जाता हो , द्वारा विद्युत के अंतःक्षेपण के 
विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार, ग्रिड अनुशासन के लिए केविविआ द्वारा विनियमित उत्पादन 
केन्द्रों के आचरण पर सम्यक रूप से विचार करने के साथ , कैप दर की प्रतिशतता के रूप में 
या समयब्लॉक की ग्रिड फ्रिक्वेंसी के तदनुरूपी विचलन के लिए प्रभारों के रूप में , या दोनों , 
आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे । 
(10) किसी क्षेत्रीय इकाई द्वारा एक दिशा में ( सकारात्मक या नकारात्मक ) अनुसूची से सतत 
विचलन की स्थिति में , ऐसी क्षेत्रीय इकाई (क्रेता या विक्रेता) को प्रत्येक 12 समयब्लॉकों के 
बाद कम से कम एक बार परिवर्तित अनुसूची से उनके विचलन का चिन्ह परिवर्तित करना 
होगा । उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्रीय इकाई का 7 . 30 घंटे से 10 . 30 घंटे की अनुसूची 
का सकारात्मक विचलन है तो अनुसूची से इसके विचलन का लक्षण , 13वें समयब्लॉक में 
परिवर्तित होगा, अर्थात् सकारात्मक से 10 . 30 से 10. 45 घंटे से नकारात्मक या नकारात्मक 
से सकारात्मक , जैसी भी स्थिति हो , में परिवर्तित हो जाएगा । 
( 1 1 ) विनियम 5 के अंतर्गत विचलन के लिए प्रभारों और इस विनियम के खंड ( 3 ) और 
( 4 ) के अंतर्गत विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान को किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले बिना उद्गृहीत किया जाएगा । जैसा आयोग द्वारा प्रत्येक समयब्लॉक के लिए इन 
विनियमों में विनिर्दिष्ट कम अंतःक्षेपण / अधिक अंतःक्षेपण या अधिक निकासी/ कम निकासी की 
सीमाओं के उल्लंघन के लिए इन विनियमों के खंड 10 के उपबंध के उल्लंघन के जिसे 
अधिनियम की धारा 142 के अधीन समुचित समझा जाए , से विचार किया जा सकेगा । 
(12) विद्युत की अधिक निकासी / कम अंतःक्षेपण एवं कम आहरण / अधिक अंतःक्षेपण के लिए 
प्रभारों की संगणना क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाओं को तैयार करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली के अनुसार 
संबंधित क्षेत्रीय पावर समिति द्वारा की जाएगी । 
( 13 ) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र मासिक आधार पर विचलन खातों के अभिलेखों को तैयार 
करेगा और उन्हें अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा , जिसमें अधिक निकासी / कम अंतःक्षेपण 
की मात्रा तथा सभी समयब्लॉकों के लिए जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49. 90 एचजैड और अधिक 
तथा 49. 90 एचजैड से कम हो उसके लिए प्रत्येक क्रेता और विक्रेता के लिए संदेय / प्राप्य 
विचलन के लिए प्रभारों की तत्स्थानी रकम का अलग - अलग उल्लेख किया जाएगा । 
8 . भार प्रेषण केन्द्र के अनुदेशों का अनुपालन 

इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी , विक्रेता और क्रेता ग्रिड सुरक्षा 
और ग्रिड अनुशासन के हित में अंतःक्षेपण और निकासी के संबंध में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र 
के अनुदेशों का कड़ाई से पालन करेंगे । 
9 . विचलन के लिए प्रभारों का लेखाकंन 
( 1 ) इन विनियमों के अंतर्गत उद्गृहीत विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभारों सहित विचलन के 
प्रभारों का विवरण सप्ताह के गुरुवार तक सबंधित आरएलडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा 
के आधार पर साप्ताहिक आधार पर संबंधित क्षेत्रीय पावर समिति के सचिवालय द्वारा तैयार 
किया जाएगा और रविवार की अर्द्धरात्रि को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सात दिनों के 
लिए अगले गुरुवार तक संघटकों को जारी किया जाएगा । 
( 2 ) इन विनियमों के अंतर्गत उद्गृहीत विचलन के लिए प्रभार जिसमें विचलन के अतिरिक्त 
प्रभार भी हैं , एवं विलम्ब भुगतान के लिए प्राप्त ब्याज , यदि कोई है , के मद्दे सभी भुगतान 
क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि नामक निधियों में जमा किए जाएंगे जिसका अनुरक्षण तथा 
प्रचालन इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों 
द्वारा किया जाएगाः 

परंतु यह कि : 
(i) आयोग संबंधित क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि के प्रचालन तथा रखरखाव 

करने के लिए किसी अन्य इकाई को आदेश दे सकेगाः 


लेखों की अलग बहियां संबंधित क्षेत्रीय पावर समिति के सचिवालय द्वारा 
विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभारों एवं विचलन के लिए प्रभारों के मूल घटक 

और ब्याज घटक के लिए रखी जाएगी । 
( 3 ) प्रत्येक क्षेत्र की क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि में प्राप्त सभी भुगतानों को 
निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


( क ) प्रथम विचलन के लिए प्रभारों की वसूली पर खर्च की गई कोई लागत या व्यय 

या अन्य प्रभारों के लिए । 
( ख ) आगे अतिदेय या शास्तिक ब्याज , यदि लागू है , के लिए । 
( ग ) आगे सामान्य ब्याज के लिए । 

( घ ) अंत में विचलन के लिए प्रभारों एवं अतिरिक्त प्रभारों के लिए । 
स्पष्टीकरण : क्षेत्रीय इकाई से संगृहीत विचलन के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार संबंधित क्षेत्र की 
उस क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि में रखा जाएगा जहां क्षेत्रीय इकाई अवस्थित है । 
10. विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान की अनुसूची 
( 1 ) विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और संबंधित 
संघटक विचलन के लिए प्रभारों की विवरणी को जारी करने के 10 दिनों के अंदर उपदर्शित 
रकम का संदाय करेगा जिसमें संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि में संबंधित 
पावर समिति के सचिवालय द्वारा विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार शामिल हैं । 
( 2 ) यदि विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार सहित विचलन के लिए प्रभार हेतु भुगतानों में 
दो दिन से अधिक का विलम्ब होता है , अर्थात् यह संबंधित क्षेत्रीय पावर समिति के सचिवालय 
के विवरणी के जारी होने की तारीख से (12 ) दिनों के आगे होता है , व्यतिक्रमी संघटक को 
विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए 0 . 04 % की दर पर साधारण ब्याज अदा करना होगा । 
( 3 ) विचलन के लिए प्रभारों के मद्दे किसी रकम को प्राप्त करने के लिए हकदार इकाईयों 
को सभी भुगतान संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि में भुगतान की प्राप्ति के 
दो कार्यकारी दिवसों के भीतर किया जाएगाः 
परंतु यह कि : 

विचलनों के लिए प्रभारों को जारी करने की विवरणी तारीख से 12 दिनों से 
आगे संबंधित क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि और उस पर ब्याज , यदि कोई 
हो , में विचलनों में प्रभारों के भुगतान में विलम्ब की दशा में उन क्षेत्रीय 
इकाईयों को , जिन्हें विचलन के लिए भुगतान या उसपर ब्याज प्राप्त करना होता 
है , क्षेत्र की क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि में उपलब्ध शेष से अदा करना 
होगा । यदि उपलब्ध शेष क्षेत्रीय इकाईयों को भुगतान करने के लिए प्राप्त नहीं 
है तो क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि से भुगतान निधि में उपलब्ध शेष से 

समानुपातिक आधार पर किया जाएगा ; 
( ii ) क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि को भुगतानों में विलम्ब के लिए जब तक 

ब्याज अदा करना होगा, इस तथ्य के बावजूद ब्याज अदा नहीं कर दिया जाता 
कि उन संघटकों को जिन्हें भुगतान प्राप्त करना था उन्हें आंशिक रूप से या 

पूर्ण रूप से क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि से अदा कर दिया गया है । 
( 4 ) उन सभी क्षेत्रीय इकाईयों से , जो पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय इन 
विनियमों में विनिर्दिष्ट समय के अंदर विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार सहित विचलन का 
भुगतान करने में असफल रहे हैं , इन विनियमों की तारीख से प्रवृत्त पखवाड़े के अंदर संबंधित 
आरएलडीसी के पक्ष में पूर्व वित्तीय वर्ष में विचलनों की औसत संदेय साप्ताहिक देयता के 
1 10 % के समतुल्य साखपत्र खोलने की अपेक्षा की जाएगीः 
परंतु यह कि : 

यदि कोई क्षेत्रीय इकाई चालू वर्ष के दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय 
सीमा के भीतर विचलन के लिए अधिक प्रभार सहित विचलन के लिए प्रभारों का 
भुगतान करने में असफल रहती है , तो उससे भुगतान की देय तारीख से पखवाड़े 
के अंदर संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण के पक्ष में साप्ताहिक बकाया देयता के 
1 10 % के समतुल्य साखपत्र खोलने की अपेक्षा की जाएगी; 
साखपत्र रकम वर्ष के दौरान किसी सप्ताह में विचलन के लिए प्रतिदेय साप्ताहिक 
देयता के 110 % तक की वृद्धि की जाएगी यदि यह 50 % से अधिक तक 

पूर्ववर्ती साखपत्र की रकम से अधिक है । 
दष्टांत : यदि 2009 - 10 के दौरान क्षेत्रीय इकाई के विचलन के लिए औसत प्रतिदेय 
सप्ताहिक देयता 20 करोड़ रुपए से अधिक है तो क्षेत्रीय इकाई वर्ष 2010 - 11 में 22 
करोड़ के लिए साखपत्र खोलेगी । यदि 2010 - 11 में किसी सप्ताह के दौरान साप्ताहिक 


N 


जाता 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रतिदेय देयता 35 करोड़ रुपए है , जो 30 करोड़ रुपए की पूर्व वित्तीय वर्ष की औसत 
प्रतिदेय सप्ताहिक देयता के 50 % से अधिक है , तो वह संबंधित क्षेत्रीय इकाई 16. 5 करोड़ 
रुपए को जोड़ते हुए, 38 . 5 करोड़ रुपए ( 1 . 1 * रु 35 . 0 ) की साखपत्र की रकम हो जाएगी । 
( 5 ) विचलन के लिए प्रभारों की विवरणी को जारी करने की तारीख से 12 दिनों की 
विनिर्दिष्ट समय के अंदर क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि में संदाय करने में असफल रहने 
की दशा में , आरएलडीसी व्यतिक्रमी की सीमा के लिए संबंधित संघटकों के साखपत्र को 
भुनाने की हकदार होगी और संबंधित संघटक तीन दिन के अंदर साखपत्र की रकम की 
प्रतिपूर्ति करेंगे । 
11. विचलनों के माध्यम से संगृहीत निधियों का लागू होना 

माह के अंतिम दिन के अनुसार, विचलन पूल लेखा निधि में अधिशेष रकम, यदि 
कोई है , को अगले माह के पहले सप्ताह में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विद्युत प्रणाली विकास 
निधि नामक अलग निधि में स्थानांतरित किया जाएगा और उसका उपयोग आयोग द्वारा 
विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा । 
12. शिथिल करने की शक्ति 

आयोग लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए और शिथिलता प्रदान 
करने से प्रभावित होने वाले संभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद स्वप्रेरणा 
से हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर , इन विनियमों के किसी उपबंधों को साधारण 
या विशेष आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा । 
13. निर्देश जारी करने की शक्ति 

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग 
स्वप्रेरणा से या किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश जारी 
कर सकेगा जैसा वह इन विनियमों के उद्देश्य एवं प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे । 
14. निरसन और व्यावृतियां 
( 1 ) इन विनियमों के आरंभ होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ( अननुसूचित 
विनिमय प्रभार तथा संबद्ध मामलें ) विनियम, 2009 निरसित समझा जाएगा । 
( 2 ) इन विनियमों के आंरभ होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ( अननुसूचित 
अंतःविनिमय प्रभार एवं संबद्ध मामलें ) विनियम , 2009 के किसी संदर्भ से , केविविआ के 
किसी विनियम , मानक , संहिता या प्रक्रिया को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन 
व्यवस्थापन मैकेनिज्म एवं संबद्ध मामले ) विनियम , 2013 द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा । 
( 3 ) इन विनियमों के आंरभ पर , क्षेत्रीय अननुसूचित अंतर -विनिमय पूल लेखा निधियों को 
तब तक संचालित रखा जाएगा जब तक कि इन विनियमों के आंरभ से पूर्व अवधि के लिए 
यूआई लेखा व्यवस्थापनों को पूरा नहीं कर लिया जाता और यूआई पूल लेखा में कोई 
बकाया , यदि कोई हो , को विद्युत प्रणाली विकास निधि में अंतरित कर दिया जाएगा । 

अजय कुमार सक्सेना, प्रमुख ( इंजीनियरिंग ) 
[विज्ञापन III / 4 / असाधारण / 1 50 /13] 

अनुबंध I 
क्रेता/विक्रेता द्वारा अधिक निकासी/ कम अंतःक्षेपण के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा सीमाओं का 
अतिक्रमण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के लिए विचलन हेतु विचलन प्रभारों एवं 
अतिरिक्त प्रभारों की संगणना के लिए पद्धति 

जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49 . 7 एचजैड और उससे अधिक है । 
क . जब डीटीबी अर्थात् मेगावाट में समयब्लॉक में अनुसूची से विचलन अनुसूची के 
( + / - ) 12 % या 150 मेगावाट में , जो भी कम है , से कम है तो डीटीबी के लिए 
सामान्य प्रभारों पर प्रतिदेय होगा । 
ख . जब डीटीबी अर्थात् मेगावाट में समयब्लॉक में अनुसूची से विचलन अनुसूची के 
( + / - ) 12 % या 150 मेगावाट में जो भी कम है से अधिक है । 
(i) डीटीबी = डी + डी12/150 

जहां 


य 


1 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


= 


: 


डी12/ 150 = 


अनुसूचित उत्पादन (एसजी) का ( + / - ) 1 2 % 
या 150 मेगावाट जो भी कम है । 
प्रत्येक समयब्लॉक में विचलन अनुसूचित उत्पादन ( एसजी ) का 
( + / - ) 12 % या 150 मेगावाट जो भी कम हो , से अधिक । 
डीटीबी - डी . 


ii ) 


डी12 /150 = 


( iii ) डीटीबी के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार विचलन के सामान्य प्रभारों पर क्षेत्रीय 
इकाई द्वारा प्रतिदेय होगा । इसके अलावा , डी12/150 के लिए विचलन हेतु ग्रेडेड 
अतिरिक्त प्रभार, प्रत्येक स्लैब में वृद्धिशील विचलन के लिए विचलन के प्रभार के 
यथास्थिति 20 % , 40 % और 100 % की दर पर , जैसी भी स्थिति हो , प्रतिशतता 
निबंधन या मेगावाट निबंधनों के आधार पर , मात्रा सीमा का अतिक्रमण करने के लिए 
अधिक निकासी /कम अंतःक्षेपण के लिए क्षेत्रीय इकाई द्वारा संदेय होंगे । इसका दृष्टांत 
नीचे दिया गया हैः 


दृष्टांत क जब अनुसूची का 12% , 150 मेगावाट से कम या उसके समतुल्य है 
श्रेणी 

विचलन का अतिरिक्त प्रभार 
डीटीबी अनुसूची का 12 % से 50 (डीटीबी - अनुसूची का 12 % ) x समयब्लॉक की 
अधिक है और 15 % तक है । औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के लिए तदनुरूपी विचलन के 

लिए प्रभार 
डीटीबी अनुसूची का 15 % से 100 ( डीटीबी - अनुसूची का 15 % ) + 1 . 50 x 
अधिक है और 20 % तक है । । अनुसूची ) x समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के 

लिए तदनुरूपी विचलन के लिए प्रभार 
डीटीबी अनुसूची का 20 % से | 250 ( डीटीबी - अनुसूची का 20 % ) + 6 . 50 x 
अधिक है 

अनुसूची) x समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के 
लिए तदनुरूपी विचलन के लिए प्रभार 


अधिक अनुसूची का 


दृष्टांत ख जब अनुसूची का 12 % , 150 मेगावाट से अधिक है 
डीटीबी 150 मेगावाट से अधिक 50 x ( डीटीबी - 150 ) x समयब्लॉक की औसत ग्रिड 
और 200 मेगावाट तक है फ्रिक्वेंसी के लिए तदनुरूपी विचलन के लिए प्रभार 
डीटीबी 200 मेगावाट से अधिक [ 100 x ( डीटीबी - 200 ) + 2 500 ] x समयब्लॉक 
और 250 मेगावाट तक है की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के लिए तदनुरूपी विचलन 

के लिए प्रभार 
डीटीबी 2 50 मेगावाट से अधिक [ 250 x ( डीटीबी - 250 ) + 7 500 ] x समयब्लॉक की 

औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के लिए तदनुरूपी विचलन के 
लिए प्रभार 


टिप्पण : ईंधन के रूप में कोयले या लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत सप्लाई 
की गई गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे उत्पादन केन्द्रों , जिन्हें केविविआ द्वारा विनियमित किया 
जाता है , द्वारा जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49. 70 एचजैड और उससे अधिक है , विनियम के खंड 7 
( 1 ) और ( 2 ) में विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा की अधिकता में समयब्लॉकों के दौरान विद्युत के कम 
अंतःक्षेपण के लिए विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार की संगणना 3 03. 04 पैसे /किलोवाट घंटे के 
विचलन के लिए कैब दर के साथ या समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के तदनुरूपी 
विचलन के लिए प्रभार, जो भी कम है , से की जाएगी । 
2 . जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49 . 7 एचजैड से नीचे है । 
डीटीबी के लिए तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार क्षेत्रीय इकाई द्वारा 824.04 पैसे /किलोवाट 

य होंगे । इसके अलावा डीटीपी के लिए विचलन हेतु अतिरिक्त 
विचलन प्रभार, क्षेत्रीय इकाई द्वारा 824. 04 पैसे/किलोवाट घंटे पर संदेय होंगे । 
टिप्पण : समयब्लॉक के दौरान विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए विचलन प्रभार एवं अतिरिक्त 
विचलन प्रभार, जब ईंधन के रूप में कोयले , लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र ( एपीएम) के 
अंतर्गत आपूर्ति की गई गैस का प्रयोग करते हुए केविविआ द्वारा विनियमित उत्पादन केन्द्रों 
द्वारा 49. 70 एचजैड से नीचे है , 303.04 पैसे /किलोवाट घंटे के लिए कैप दर के साथ 
संगणित किया जाएगा । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुबंध ॥ 
क्रेता/ विक्रेता द्वारा अधिक निकासी /कम अंतःक्षेपण के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा सीमाओं का 
अतिक्रमण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के लिए विचलन हेतु विचलन प्रभारों एवं 
अतिरिक्त प्रभारों की संगणना के लिए पद्धति 
क . जब डीटीबी अर्थात् मेगावाट में समयब्लॉक में अनुसूची से विचलन अनुसूची के 

( + / - )12 % या 150 मेगावाट में , जो भी कम है , से कम है तो डीटीबी के लिए 

सामान्य प्रभारों पर प्रतिदेय होगा । 
ख . जब डीटीबी अर्थात् मेगावाट में समयब्लॉक में अनुसूची से विचलन अनुसूची के 

( + / - ) 12 % या 150 मेगावाट में जो भी कम है , से अधिक है । 
(i) डीटीबी = डी . + डी12/150 

जहां 


डी . 


अनुसूची उत्पादन ( एसजी) का ( + / - )12 % या 150 

मेगावाट जो भी कम है । 
डी , 150 = प्रत्येक समयब्लॉक में विचलन अनुसूची उत्पादन ( एसजी ) का 

( + / - )12 % या 150 मेगावाट जो भी कम हो , से अधिक । 
(ii ) डी12/150 = डीटीबी - डी . 
( iii) डी . विचलन के तत्स्थानी विचलन के सामान्य प्रभारों पर या सीमा दर पर, जो 
भी कम हो , क्षेत्रीय एकक द्वारा प्राप्ति योग्य होगा; क्षेत्रीय इकाई डी12 /150 के लिए 

किसी प्राप्ति योग्य के लिए पात्र नहीं होगी । 
ग . विचलन डी121150 के लिए अतिरिक्त प्रभार कम निकासी अधिक अंतःक्षेपण के लिए 
क्षेत्रीय ईकाई द्वारा प्रतिदेय होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी इस विनियम के खंड 7 ( 4 ) के अनुसार 
50 . 10 एचजैड या उससे अधिक है । 


CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 6th January, 2014 


No. L - 1/ 132 /2013/CERC . - In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 
2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication , the Central Electricity 
Regulatory Commission hereby makes the following regulations , namely : 


1. 


(1) 


Short title and commencement 

These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement 
Mechanism and Related Matters) Regulations , 2014 . 


( 2 ) 
2 . 


These regulations shall come into force on 17.2.2014. 
Definitions and Interpretation 


(1 ) Inthese regulations, unless the context otherwise requires , 


( a ) Act means the Electricity Act , 2003 ( 36 of 2003 ); 


( b) actual drawal in a time- block means electricity drawn by a buyer, as the case may be, measured by the interface 
meters ; 


( c) actual injection in a time - block means electricity generated or supplied by the seller, as the case may be, 
measured by the Interface meters ; 


( d) beneficiary means a person purchasing electricity generated from a generating station; 


( e) buyer means a person, including beneficiary, purchasing electricity through a transaction scheduled in 

accordance with the regulations applicable for short- term open access, medium -term open access and long-term 
access ; 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


(f) Connectivity Regulations means the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity , Long 

Term Access and Medium Term Access in Inter - State Transmission ) Regulations, 2009 as amended from time to 
time and shall include any subsequent amendment thereof. 


( g ) Commission means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub- section (1 ) of section 76 

of the Act; 


(h ) ‘Deviation ’in a time-block for a seller means its total actual injection minus its total scheduled generation and for a 

buyer means its total actual drawal minus its total scheduled drawal. 


(i) gaming in relation to these regulations, shall mean an intentional mis -declaration of declared capacity by any 

seller in order to make an undue commercial gain through Charge for Deviations ; 
(j) ‘Grid Code’means the Grid Code specified by the Commission under clause (h ) of sub - section (1 ) of Section 79 

of the Act . 


(k ) interface meters means interface meters as defined by the Central Electricity Authority under the Central 

Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 , as amended from time to time. 


(1) Load Despatch Centre means National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre or State Load 

Despatch Centre , as the case may be, responsible for coordinating scheduling of the buyers and the sellers in 
accordance with the provisions ofGrid Code; 


( m ) Open Access Regulations means the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter- State 

Transmission ) Regulations, 2008 as amended from time to time and shall include any subsequent amendment 
thereof. 


(n ) Scheduled generation ’at any time or for a time block or any period means schedule of generation in MW or MWh 

ex -bus given by the concerned Load Despatch Centre ; 


(0 ) Scheduled drawal’ at any time or for a time block or any period time block means schedule of despatch in MW or 

MWh ex -bus given by the concerned Load Despatch Centre ; 


(p ) ‘seller means a person , including a generating station , supplying electricity through a transaction scheduled in 

accordance with the regulations applicable for short -term open access, medium -term open access and long- term 
access ; 


(q ) " time-block ’means a time block of 15 minutes, for which specified electrical parameters and quantities are 

recorded by special energy meter, with first time block starting at 00 .00 hrs ; 
(2 ) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject -matter otherwise requires, words and 
expressions used in these regulations and not defined , but defined in the Act, or the Grid Code or any other regulations of 
this Commission shall have the meaning assigned to them respectively in the Act or the Grid Code or any other 
regulation . 


3. Objective 


The objective of these regulations is to maintain grid discipline and grid security as envisaged under the Grid 
Code through the commercialmechanism for Deviation Settlement through drawal and injection of electricity by the 
users of the grid . 


4 . Scope 


These regulations shall be applicable to sellers and buyers involved in the transactions facilitated through 
short-term open access ormedium -term open access or long -term access in inter- State transmission of electricity . 


5 . Charges for Deviations : 
(1) The charges for the Deviations for all the time-blocks shall be payable for over drawal by the buyer and under 
injection by the seller and receivable for under-drawal by the buyer and over- injection by the seller and shall be 
worked out on the average frequency of a time-block at the rates specified in the table below as per the methodology 
specified in clause (2 ) of this regulation : 


[ 461 III - QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Average Frequency of the time block (Hz) 
Below 

Not Below 

50 . 05 


Charges for Deviation 
Paise /kWh 

0 . 00 


50 .05 


50 . 04 


35 .60 


50 .04 


50 .03 


71.20 


50. 03 


50 .02 


106 .80 


50 .02 


50 .01 


142 .40 


50 .01 


50 . 00 


178. 00 


50. 00 


49 . 99 


198 . 84 


49 .99 


49 . 98 


219 .68 


49.98 


49 .97 


240 . 52 


49. 97 


49.96 


261. 36 


49. 96 


49 .95 


282 .20 


49.95 


49.94 


303. 04 


49.94 


49 .93 


323.88 


49 .93 


49 .92 


344. 72 


49. 92 


49 .91 


365.56 


49.91 


49. 90 


386 .40 


49 .90 


49.89 


407 . 24 


49.89 


49.88 


428 . 08 


49 .88 


49.87 


448 . 92 


49 .87 


49 .86 


469. 76 


49. 86 


49 .85 


490 .60 


49 .85 


49.84 


511.44 


49.84 


49.83 


532. 28 


49. 83 


49.82 


553 . 12 


49. 82 


49 .81 


573 . 96 


49 .81 


49 . 80 


594 . 80 


49 .80 


49.79 


615 .64 


49.79 


49 .78 


636 .48 


49.78 


49 .77 


657 . 32 


49.77 


49. 76 


678 . 16 


49.76 


49 .75 


699 .00 


49 .75 


49 .74 


719 .84 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


49.74 


49.73 


740 .68 


49 .73 


49 .72 


761.52 


49.72 


49 .71 


782. 36 


49.71 


49 .70 


803. 20 


49 .70 


824 .04 


(Charges for deviation for each 0 .01 Hz step is equivalent to 35 .60 Paise /kWh in the frequency range of 50 .05 -50. 00 
Hz, and 20 .84 Paise /kWh in frequency range below 50 Hz to below 49 .70 Hz ) 


Provided that, 


(i) the charges for the Deviation for the generating stations regulated by Commission using coal or lignite or gas 
supplied under Administered Price Mechanism (APM ) as fuel, when actual injection is higher or lower than the 
scheduled generation , shall not exceed the Cap Rate of 303. 04 Paise /kWh as per the methodology specified in clause 
(3 ) of this regulation : 
(ii) Provided that no cap rate shall be applicable with effect from 1.4. 2014 on the charges for the Deviation for the 
generating stations regulated by consumer using gas supplied under Administered Price Mechanism ( APM ) as the fuel. 
( iii) the charges for the Deviation for the under drawals by the buyer in a time block in excess of 12 % of the 
schedule or 150 MW , whichever is less , shall be zero . 
( iv ) the charges for the Deviation for the over- injection by the seller in a time block in excess of 12 % of the 
schedule or 150 MW , whichever is less shall be zero , except in case of injection of infirm power , which shall be 
governed by the clause (5 ) of this Regulation . 
(2) The Charge for Deviation shall be determined in accordance with the following methodology : 
(a ) The Charge for Deviation shall be zero at grid frequency of 50 .05 Hz and above. 

The Charge for Deviation corresponding to grid frequency interval of below 50 .01 Hz and not below 50 .0 Hz? 
shall be based on the median value of the average energy charge of coal/ lignite based generating stations 
regulated by the Commission for any six month period preferably from July to December of previous year or 
from January to June for the year or any other six month period if deemed necessary and suitably adjusted 
upward to coincide with the Deviation Price Vector . 
The Deviation Price Vectors shall accordingly, be in steps for a frequency interval of 0 .01 Hz between grid 
frequency of (i) 50 .05 Hz and “below 50 .01 Hz and not below 50 .0 Hz and ( ii ) below 50 .01 Hz and not below 
50 .0 Hz and below 49 .70 Hz. 


@ 


The Charge for Deviation at grid frequency " below 49 .70 Hz" shall be based on the highest of the average 
energy charges of generating stationsregulated by Commissionon RLNG for any six month period preferably 
from July to December of previous year or from January to June for the year or any other six month period if 

deemed necessary and suitably adjusted upward to coincide with the Deviation Price Vector. 
( 3) The Cap rate for the charges for the Deviation for the generating stations regulated by CERC using coal/lignite or 
gas supplied under Administered Price Mechanism (APM ) as the fuel , shall be the valuecoinciding withthe energy 
charges on imported coal on Deviation Price Vector. 
(4 ) The Charges for Deviation may be reviewed by the Commission from time to time and shall be re -notified 
accordingly . 
(5 ) The infirm power injected into the grid by a generating unit of a generating station during the testing, prior to 
COD of the unit shall be paid at Charges for Deviation for infirm power injected into the grid , consequent to testing, for a 
period not exceeding 6 months or the extended time allowed by the Commission in the Central Electricity Regulatory 
Commission (Grant of Connectivity, Long- term Access and Medium - term Open Access and related matters ) 
Regulations, 2009 , as amended from time to time, subject to ceiling of Cap rates corresponding to the main fuel used for 
such injection as specified below : 


[ 911 III - QU5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Domestic coal/ Lignite /Hydro 

* 1.78 / kWh sent out 
APM gas as fuel 

* 2.82/ kWh sent out up to 31. 3.2014and thereafter, 

3 5 .64 / kWh sent out 
Imported Coal 

3 .03 / kWh sent out 
RLNG 

* 8 .24 / kWh sent out 
(6 ) Charges for Deviation of Inter-regional Exchange between the two asynchronously inter-connected Regions 
shall be computed by the respective Regional Power Committee, based on Charges for Deviation as per the frequency 
of the respective Region . The amount to be settled for the inter-regional exchanges shall be average of the Charges for 
Deviation computed for the two regions by way of such inter-change . 
6 . Declaration , scheduling and elimination of gaming 
(1) The provisions of the Grid Code and the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter 
State Transmission ) Regulations, 2008 , as amended from time to time, shall be applicable for declaration of capacity, 
scheduling and elimination of gaming . 
(2 ) The generating station , as far as possible , shall generate electricity as per the day -ahead generation schedule 
finalized by the Regional Load Despatch Centre in accordance with the Grid Code: 

Provided that the revision in generation schedule on the day of operation shall be permitted , in accordance 
with the procedure specified under the Grid Code and Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in 
inter - State Transmission ) Regulations, 2008 , as the case may be . 
(3 ) The Commission , either suo motu or on a petition made by RLDC , or any affectedparty, may initiate 
proceedings against any generating company or seller on charges ofgaming and if required , may order an inquiry in 
such manner as decided by the Commission . When the charge of gaming is established in the above inquiry , 
theCommission may, without prejudice to any other action under the Act or regulations thereunder, disallow any 
Charges for Deviation received by such generating company or theseller during the period of such gaming.” 
7. Limits on Deviation volume and consequences of crossing limits 
( 1 ) The over -drawals / under drawals of electricity by any buyer during a time block shall not exceed 12 % of its 
scheduled drawal or 150 MW , whichever is lower, when grid frequency is 49. 70 ’Hz and above : 

Provided thatno overdrawal of electricity by any buyer shall be permissible when grid frequency is "below 
49.70 Hz" . 


Explanation : The limits specified in this clause shall apply to the sum total of over -drawal by all the intra - State entities 
in the State including the distribution companies and other intra - State buyers, and shall be applicable at the inter -State 
boundary of the respective State . 


(2) The under- injection / over- injection of electricity by a sellerduring a time-block shall not exceed 12 % of the 
scheduled injection of such selleror 150 MW , whichever is lower when frequency is “ 49 .70 Hz and above: 


Provided that - 


(i) no under injectionof electricity by a sellershall be permissible when grid frequency is " below 49.70 Hz" and 
no over injection of electricity by a seller shall be permissible when grid frequency is " 50 . 10 Hz and above” . 
( ii ) any infirm injection of power by a generating station prior to COD of a unit during testing and commissioning 
activities shall be exempted from the volume limit specified above for a period not exceeding 6 months or the extended 
time allowed by the Commission in accordance with the Connectivity Regulations. 
( iii) any drawal of power by a generating station prior to COD of a unit for the startup activities shall be exempted 
from the volume limit specified abovewhen grid frequency is 49.70 Hz and above". 
(3 ) In addition to Charges for Deviation as stipulated under Regulation 5 of theseregulations , Additional Charge 
for Deviation shall be applicable for over- drawal as well as under-injection of electricity for each time block in excessof 
the volume limit specified in Clause ( 1 ) and ( 2 ) of this regulation when average grid frequency of the time block is 
“ 49.70 Hz and above ” at the rates specified in the table A & B below in accordance with the methodologyspecified in 
clause (7 )of this regulation : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


TABLE - A 


When 12 % of Schedule is less than or equal to 150 MW 
For over drawal of electricity by any buyer in Equivalent to 20 % of the Charge for Deviation 
excess of 12 % and up to 15 % of the schedule in a corresponding to average grid frequency of the 
time block 

time block 


(11 ) 


For over drawal of electricity by any buyer in 
excess of 15 % and up to 20 % of the schedule in 
a time block 


Equivalent to 40 % of the Charge for Deviation 
corresponding to average grid frequency of the 
time block . 


( iii) 


(iv ) 


( v ) 


(vi) 


For over drawal of electricity by any buyer in Equivalent to 100 % of the Charge for Deviation 
excess of 20 % of the schedule in a time block corresponding to average grid frequency of the 

time block . 
For under injection of electricity by any seller in Equivalent to 20 % of the Charge for Deviation 
excess of 12 % and up to 15 % of the schedule in a corresponding to average grid frequency of the 
time block 

time block . 
For under injection of electricity by any seller in Equivalent to 40 % of the Charge for Deviation 
excess of 15 % and up to 20 % of the schedule in corresponding to average grid frequency of the 
a timeblock 

time block . 
For under injection of electricity by any seller in Equivalent to 100 % of the Charge for Deviation 
excess of 20 % of the schedulein a time block corresponding to average grid frequency of the 

time block . 
When 12 % of Schedule is more than 150 MW 
For over drawal of electricity by any buyer is Equivalent to 20 % of the Charge for Deviation 
above 150 MW and up to 200 MW in a time block corresponding to average grid frequency of the 

time block . 
For over drawal of electricity by any buyer is Equivalent to 40 % of the Charge for Deviation 
above 200 MW and up to 250 MW in a time corresponding to average grid frequency of the 
block 

time block . 
For over drawal of electricity by any buyer is Equivalent to 100 % of the Charge for Deviation 
above 250 MW in a time block 

corresponding to average grid frequency of the 
time block . 


B 
( 1 ) 


( iii ) 


( iv ) 


For under injection of electricity by any seller is 
above 150 MW and up to 200 MW in a time block 


Equivalent to 20 % of the Charge for Deviation 
corresponding to average grid frequency of the 
time block . 


( v ) 


For under injection of electricity by any seller is Equivalent to 40 % of the Charge for Deviation 
above 200 MW and up to 250 MW in a time corresponding to average grid frequency of the 
block 

time block . 
For under injection of electricity by any seller is Equivalent to 100 % of the Charge for Deviation 
above 250 MW in a time block 

corresponding to average grid frequency of the 
time block . 


( vi) 


TABLE - B 


(ii ) 


When 12 % of Schedule is less than or equal to 150 MW 
For under injection of electricity by Equivalent to 20 % of the Cap Rate for Deviations of 303.04 
any seller in excess of 12 % and up to Paise /kWh or the Charge for Deviation corresponding to 
15 % of the schedule 

average grid frequency of the time block , whichever is less . 
For under injection of electricity by Equivalent to 40 % of the Cap Rate for Deviations of 303.04 
any seller in excess of 15 % and up Paise /kWh or the Charge for Deviation corresponding to 
to 20 % of the schedule 

average grid frequency of the time block , whichever is less . 
For under injection of electricity by Equivalent to 100 % of the Cap Rate for Deviations of 303. 04 
any seller in excess of 20 % of the Paise /kWh or the Charge for Deviation corresponding to 
schedule 

average grid frequency of the time block , whichever is less . 


[ 911 III - QU5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


B 


When 12 % of Schedule is more than 150 MW 
For under injection of electricity by Equivalent to 20 % of the Cap Rate for Deviations of 303 .04 
any seller is above 150 MW and up to Paise /kWh or the Charge for Deviation corresponding to 
200 MW in a time block 

average grid frequency of the time block , whichever is less . 
For under injection of electricity by Equivalent to 40 % of the Cap Rate for Deviations of 303.04 
any seller is above 200 MW and up Paise /kWh or the Charge for Deviation corresponding to 
to 250 MW in a time block 

average grid frequency of the time block , whichever is less. 
For under injection of electricity by Equivalent to 100 % of the Cap Rate for Deviations of 303 . 04 
any seller is above 250 MW in a time Paise /kWh or the Charge for Deviation corresponding to 
block 

average grid frequency of the time block , whichever is less . 


Provided that - 
(i) Additional Charge for Deviation for under- injection of electricity , during a time-block in excess of the volume 
limit specified in clause ( 1 ) and (2 ) of this regulation when grid frequency is “ 49.70 Hz and above ” , by the generating 
stations regulated by the CERC using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM ) as 
the fuel shall be at the rates specified below in accordance with the methodology specified in clause ( 9 ) of this 
regulation : 
( ii ) Any drawal of power by a generating station prior to COD of a unit for the start up activities shall be exempted 
from the levy of additional Charges of Deviation . 
(4 ) In addition to Charges for Deviation as stipulated under Regulation 5 of these regulations, Additional Charge for 
Deviation shall be applicable for over - injection /under drawal of electricity for each time block by a seller/buyer as the 
case may be when grid frequencyis “ 50. 10 Hz and above” at the rates equivalent to charges of deviation corresponding 
to the grid frequency of “ below 50 .01 Hz but not below 50 .0 Hz” . 
(5 ) Methodologies for the computation of Charges for Deviation and Additional Charges for deviation for each 
regional entity for crossing the volume limits specified for the under -drawal /over-injection and for over-drawal and 
under-injection in clause (3 ) of this regulation shall be as per Annexure- I and II of these Regulations respectively . 
(6 ) In addition to Charges for Deviation as stipulated under Regulation 5 of these Regulations, Additional Charge for 
Deviation shall be applicable for over -drawal or under-injection of electricity when grid frequency is “ below 49 .70 
Hz” in accordance with the methodology specified in clause (8 ) of this regulation and the same shall be equivalent to 
100 % of the Charge for Deviation of 824 .04 Paise /kWh corresponding to the grid frequency of " below 49 .70 Hz". 


Provided further that Additional Charge for Deviation for under-injection of electricity by a seller , during the 
time-block when grid frequency is “ below 49.70 Hz” , by the generating stations regulated by CERC using coal or 
lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM ) as the fuel in accordance with the methodology 
specified in clause 8 of this regulation shall be equivalent to 100 % of the Cap Rate for Deviations of 303.04 
Paise /kWh . 


Explanation : Additional Charges for Deviation shall not be applicable for net over drawls by a region as a whole from 
other regions. 


(7 ) The Additional Charge for Deviation for over- drawal and under -injection of electricity for each time block in 
excess of the volume limit specified in clause (1 ) and (2 ) of this Regulation when grid frequency is " 49 .70 Hz and 
above" shall be as specified by the Commission as a percentage of the charges for the Deviation corresponding to 
average grid frequency of the time block with due consideration to the behaviour of the buyers and sellers towards grid 
discipline: 

Provided that the Commission may specify different rates for additional Charges for Deviation for over 
drawals and under injections depending upon different % deviation from the schedule in excess of the volume limit 
specified in clause ( 1) and (2 ) of this Regulation . 
(8 ) The additional Charge for Deviation for over -drawals and under- injection of electricity for each time block 
when grid frequency is “ below 49.70 Hz” shall be asspecified by the Commission as a percentage of the charges for 
the Deviation corresponding to average grid frequency of the time block with due consideration to the behaviour of 
the buyers and sellers towards grid discipline : 

Provided that the Commission may specify different rates for Additional Charges for Deviation for over 
drawls and under injections and for different ranges of frequencies below 49.70 Hz . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


(9) The Additional Charge for Deviation for under- injection of electricity during the time-block in excess of the 
volume limit specified in Clause ( 2) of this regulation when grid frequency is ‘ 49 .70 Hz and above , by the generating 
stations regulated by CERC using coal/ lignite or gassupplied under Administered Price Mechanism (APM ) as the fuel 
shall be as specified by the Commission as a percentage of the Cap Rate or the Charges for Deviation corresponding to 
the grid frequency of the timeblock , or both with due consideration to the behaviour of the generating stations regulated 
by CERC towards grid discipline : 
( 10 ) In the event of sustained deviation from schedule in one direction (positive or negative ) by any regional 
entity , such regional entity (buyer or seller ) shall have to make sign of their deviation from schedule changed , at least 
once, after every 12 time blocks. To illustrate , if a regional entity has positive deviation from schedule from 07. 30 hrs 
to 10 .30 hrs, sign of its deviation from schedule shall be changed in the 13th time block i.e. 10 .30 to 10 .45 hrs from 
positive to negative or negative to positive as the case may be. 
( 11) Payment of Charges for Deviation under Regulation 5 and the Additional Charges for Deviation under Clauses 
( 3) and (4 ) of this regulation , shall be levied without prejudice to any action that may be considered appropriate by the 
Commission under Section 142 of the Act for contravention of the limits of over- drawal/under drawal or under 
injection /over - injection as specified in these regulations , for each time block or violation of provision of clause 10 of 
these regulations. 
( 12 ) The charges for over-drawal/ under- injection and under-drawal/over-injection of electricity shall be computed 
by the respective Regional Power Committee in accordance with the methodology used for preparation of Regional 
Energy Accounts ’. 
( 13 ) The Regional Load Despatch Centre shall,on monthly basis, prepare and publish on its website the records of 
the Deviation Accounts , specifying the quantum ofover-drawal/under- injection and corresponding amount of Charges 
for Deviation payable /receivable for each buyer and seller for all the time-blocks when grid frequency was " 49.90 Hz 
and above " and " below 49. 90 " Hz separately.” 
8 . Compliance with instructions of Load Despatch Centre 

Notwithstanding anything specified in these Regulations, the sellers and the buyers shall strictly follow the 
instructions of the Regional Load Despatch Centre on injection and drawal in the interest of grid security and grid 
discipline. 
9 . Accounting of Charges for Deviation 
( 1) A statement of Charges for Deviations including Additional Charges for Deviation levied under these regulations 
shall be prepared by the Secretariat of the respective Regional Power Committee on weekly basis based on the data 
provided by the concerned RLDC(s) by the Thursday of the week and shall be issued to all constituents by next 
Tuesday, for seven day period ending on the penultimate Sunday mid -night. 
(2 ) All payments on account of Charges for Deviation including Additional Charges for Deviation levied under these 
regulations and interest, if any, received for late payment shall be credited to the funds called the “ Regional Deviation 
Pool Account Fund ” , which shall be maintained and operated by the concerned Regional Load Despatch Centre in 
each region in accordance with provisions of these regulations . 


Provided that – 


(i) the Commission may by order direct any other entity to operate and maintain the respective “ Regional 
Deviation Pool Account Fund ” : 
( ii ) separate books of accounts shall be maintained for the principal component and interest component of 
Charges for Deviation and Additional Charges for Deviation by the Secretariat of the respective Regional Power 
Committee . 
(3) All payments received in the “ Regional Deviation Pool Account Fund ” of each region shall be appropriated in the 
following sequence : 

(a ) First towards any cost or expense or other charges incurred on recovery of Charges for deviation . 
(b ) Next towards over dues or penal interest, if applicable . 
(c ) Next towards normal interest. 


( d ) Lastly , towards charges for deviation and additional charges for deviation . 


[ TT III - 2005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Explanation : Any Additional Charge for Deviation collected from a regional entity shall be retained in the “ Regional 
Deviation Pool Account Fund ” of the concerned region where the regional entity is located . 


10 . Schedule of Payment of Charges for Deviation 


(1 ) The payment of charges for Deviation shall have a high priority and the concerned constituent shall pay the 
indicated amounts within 10 (ten ) days of the issue of statement of Charges for Deviation including Additional Charges for 
Deviation by the Secretariat of the respective Regional Power Committee into the “ Regional Deviation Pool Account 
Fund ” of the concerned region . 
(2 ) If payments against the Charges for Deviation including Additional Charges for Deviation are delayed by more than two 
days, i.e., beyond twelve (12 ) days from the date of issue of the statement by the Secretariat of the respective Regional 
Power Committee, the defaulting constituent shall have to pay simple interest @ 0 .04 % for each day of delay . 
(3 ) All payments to the entities entitled to receive any amount on account of charges for Deviation shall be made within 
2 working days of receipt of the payments in the “ Regional Deviation Pool Account Fund ” of the concerned region . 

Provided that – 
(i) in case of delay in the Payment of charges for Deviations into the respective Regional Deviation Pool Account Fund 
and interest there on if any, beyond 12 days from the date of issue of the Statement of Charges for Deviations the 
regional entities who have to receive payment for Deviation or interest thereon shall be paid from the balance available if any , 
in the Regional Deviation Pool Account Fund of the region . In case the balance available is not sufficient to meet the payment 
to the Regional Entities, the payment from the Regional Deviation Pool Accounts Fund shall be made on pro rata basis from 
the balance available in the Fund . 


(ii ) the liability to pay interest for the delay in payments to the “Regional Deviation Pool Account Fund ” shall remain till 
interest is not paid ; irrespective of the fact that constituents who have to receive payments have been paid from the 
“ Regional Deviation Pool Account Fund ” in part or full. 
(4 ) All regional entities which had at any time during the previous financial year failed to make payment of Charges for 
Deviation including Additional Charges for Deviation within the time specified in these regulations shall be required to 
open a Letter of Credit (LC ) equal to 110 % of its average payable weekly liability for Deviations in the previous financial 
year , in favour of the concerned RLDC within a fortnight from the date these Regulations come into force . 


Provided that – 


(i) if any regional entity fails to make payment of Charges for Deviation including Additional Charges for Deviation 
by the time specified in these regulations during the current financial year, it shall be required to open a Letter of Credit 
equal to 110 % of weekly outstanding liability in favour of respective Regional Load Despatch Centre within a fortnight 
from the due date of payment. 
( ii ) LC amount shall be increased to 110 % of the payable weekly liability for Deviation in any week during the 
year, if it exceeds the previous LC amount by more than 50 % . 
Illustration : If the average payable weekly liability for Deviation of a regional entity during 2009- 10 is 520 crore, the 
regional entity shall open LC for 22 crore in 2010 - 11 . If the weekly payable liability during any week in 2010 - 11 is 
* 35 crore which is more than 50 % of the previous financial year s average payable weekly liability of Rs 30 Crore , the 
concerned regional entity shall increase the LC amount to 38 .5 Crore (1. 1* 335 .0 ) by adding 16 .5 Crore. 
(5 ) In case of failure to pay into the “ Regional Deviation Pool Account Fund ” within the specified time of 12 days from 
the date of issue of statement of charges for Deviations, the RLDC shall be entitled to encash the LC of the concerned 
constituent to the extent of the default and the concerned constituent shall recoup the LC amount within 3 days . 
11. Application of fund collected through Deviations 

The surplus amount, if any in the Deviation Pool Account Fund as on last day of the month , shall be 
transferred to a separate fund namely " Power Systems Development Fund" specified by the Commission in the first 
week of the next month and shall be utilized , for the purpose specified by the Commission . 


12 . 


Power to Relax 


The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing , and after giving an 
opportunity of hearing to the parties likely to be affected by grant of relaxation , may relax any of the provisions of these 
regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


13 . Power to issue directions: 


If any difficulty arises in giving effect to these regulations, the Commission may on its own motion or on an 
application filed by any affected party, issue such directions as may be considered necessary in furtherance of the 
objective and purpose of these regulations. 


14 . 


Repeal and Savings 


(1 ) On commencement of these Regulations, Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled 
Interchange charges and related matters) Regulation , 2009 shall stand repealed . 


( 2) On commencement of these Regulations, any reference to the Central Electricity Regulatory Commission 
(Unscheduled Interchange charges and related matters) Regulations, 2009 in any of the Regulations, Standards, Codes 
or Procedures of the Central Electricity Regulatory Commission shall deemed to be replaced by Central Electricity 
Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations , 2013 . 


(3 ) On commencement of these Regulations, the “ Regional Unscheduled Interchange Pool Account Funds” shall 
continue to operate till the UI accounts settlement for the period prior to commencement of these Regulations is 
completed and balance if any , in UI Pool account shall be transferred to the Power System Development Fund . 


A . K . SAXENA, Chief ( Engineering) 


[ ADVT. III /4/Exty ./150 /13 ] 


Annexure - I 


Methodologies for the computation of Charges of Deviation and Additional Charges for deviation for each 
regional entity for crossing the volume limits specified for the over -drawal/under injectionby Buyer /Seller 


1 . 


When the grid frequency is 49 .7 Hz and above 


When Dth i.e . Deviation from schedule in a time block in MW is less than ( + /-) 12 % of the schedule in MW or 
150 MW whichever is lower in each time block , Dib to be payable by the regional entity at normal Charges for 
Deviation ; 


When Dtb i.e. Deviation from schedule in a time block in MW is more than ( + /-) 12 % of the schedule in MW or 
150 MW whichever is lower in each time block 
(i) Do = Do + D127150 

Where 


D . 


= 


( + /-) 12 % of Scheduled Generation (SG ) or 150 MW whichever is lower, 


D12/150 = 


Deviation in excess of (+ /-) 12 % of the SG or 150 MW ,whichever is lower in each time block 


(ii) D12/150 = Di - Do 
(iii ) The Charges for Deviation corresponding to Dib shall be payable by the regional entity at normal 
Charges of Deviation ; In addition , graded Additional Charges for the Deviation for D12/ 150 shall be payable by the 
regional entity for over drawal/under injection for crossing the volume limit on the basis of percentage term or 
MW terms as the case may @ 20 % , 40 % , 100 % of Charge of Deviation for the incremental deviation in each 

slab . The same is illustrated as under: 
Illustrations " A " When 12 % of Schedule is less than or equal to 150 MW 
Category 

Additional Charges for Deviation 
Dub is above12 % and up to 15 % | 50 x (Dtb - 12 % of schedule ) * Charge for Deviation 
of schedule in MW 

corresponding to average grid frequency of the time block 
Dtb is above15 % and up to 20 % [ 100 X ( D +b- 15 % of schedule ) + 1 .50 x schedule ] Charge 
of schedule in MW 

for Deviation corresponding to average grid frequency of the 

time block 
Dtb is above 20 % 

[ 250 x (D16- 20 % of schedule ) + 6 .50 x schedule ] Charge 
for Deviation corresponding to average grid frequency of the 
time block 


[ 911 III – qus 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Illustrations " B " When 12 % of Schedule is more than 150 MW 


Category 
Dub is above 150 MW and up to 
200 MW 


Additional Charges for Deviation 
50 x (D + - 150 ) * Charge for Deviation corresponding to 
average grid frequency of the time block 


Dt is above 200 MW and up to 
250 MW 
Dt is above 250 MW 


[ 100 X (D1b - 200 ) + 2500 ] Charge for Deviation 
corresponding to average grid frequency of the time block 
[ 250 x (D + - 250 ) + 7500 ] * Charge for Deviation 
corresponding to average grid frequency of the time block 


Note: The Additional Charge for Deviation for under -injection of electricity, during the time-block in excess of the 

volume limit specified in clause 7 (1 ) and ( 2 ) of the Regulation when grid frequency is “ 49 .70 Hz and above , 
by the generating stations regulated by the CERC using coal or lignite or gas supplied under Administered 
Price Mechanism ( APM ) as the fuel shall be calculated with the Cap Rate for Deviations of 303.04 Paise/kWh 
or the Charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the timeblock , whichever is less . 
When the grid frequency is below 49.7 Hz and above 
The charges for deviation corresponding to Deb shall be payable by the regional entity at 1648 .08 Paise/kWh 
including additional charges for the deviation payable by the regional entity at 824 .04 Paise/kWh . 
Note: The charges for Deviation and the additional charges for Deviation for under injection , during the time 

block when grid frequency is below 49 .70 Hz, by the generation station regulated by the Commission 
using coal or lignite or gas supplied under Administrative Price Mechanism (APM ) as the fuel shall be 
calculated corresponding to the cap rate for deviations of 303.04 Paise /kWh. 

Annexure- II 
Methodologies for the computation of Charges of Deviation and Additional Charges for deviation for each 
regional entity for crossing the volume limits specified for the under drawal/over -injection by buyer / Seller 


A . 


When Dtb i.e. Deviation from schedule in a time block in MW is less than ( + /-) 12 % of the schedule in MW or 
150 MW , whichever is lower in each time block , Dtb to be payable by the regional entity at normal Charges for 
Deviation ; 


B . 


When Dtb i.e. Deviation from schedule in a time block in MW is more than ( + /-) 12 % of the schedule in MW or 
150 MW , whichever is lowerin each time block : 
(i) Do = Do + D121150 

Where 
Do = ( + /-) 12 % of SG or 150 MW whichever is lower, 

D12/150 = Deviation in excess of ( + /-) 12 % of SG or 150 MWwhichever is lower in each time block , 
(ii) D12/150 = Dip - Do 
( iii ) The Charges for Deviation corresponding to Do shall be receivable by the regional entity at normal 

Charges of Deviation or the ceiling rate whichever is lower; the regional entity shall not be entitled to any 

receivable for D12 /150 . 
C . 

Additional Charges for the Deviation D12/150 shall be payable by the regional entity for under drawal /over 
injection when grid frequency is 50 . 10 Hz or above in accordance with clause 7 ( 4 ) of this Regulation . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


